• रोषस्दी स . . ( . एन . )- 127 


REGISTERED NO D . V. N.) 127 


- 


- - 


- 


And 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


___ असाधारण 

EXTRAORDINARY 

भाग II . - सड उप -एण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 _ Sub - section 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


) 


- 


- 


- 


सं . 566] 


मई बिल्ली , बहस्पभिवार, नवम्बर 12, 1987 / कातिक 21, 1909 
No. 566 ] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12 , 1987/KARTIKA 21, 1945 
- -- - - - - - - -- --- . . - - -- - - -- - - - - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि मललनम में 

रखा जा सके 
Separato Paging is given to this part in order that it may be Aled ar 

soparate compilation 


- 


- 


M 


- - 


- - -- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - . 


: - 


- 


खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 
नई दिल्ली , 12 नवम्बर, 1987 

आदेश 
का . आ . 983 ( अ ) . -- केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 
10) की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , दाल , खाने योग्य तिलहन और 
खाने योग्य तेल ( भण्डारण नियंत्रण ) आदेश, 1977 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :- - 

1. ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल 
( भण्डारण नियंत्रण ) तीसरा संशोधन आदेश , 1987 है । 
1585 GI/87 


THB GAZETTB OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 - 


0. 3( ti)] 


- - 


- 


( 2 ) यह 23 नवम्बर , 1987 को प्रवृत्त होगा । 

2. दाल , खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल ( भण्डारण नियंत्रण ) आदेश 
1977 के पैरा 4 के उप पैरा ( 1) में , दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त : 
स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : - - 

___ "परन्त कोई भी थोक व्यौहारी खाने योग्य तिलहन , जिसके अन्तर्गत छिलके सहित मुंग 
फली भी है और खाने योग्य तेल , जिसके अंतर्गत हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल भी हैं , का कोई 
स्टाक , खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल के ऐसे स्टाक की उसके द्वारा वास्तविक रुप 
में प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखेगा : 

परन्तु यह और कि केवल एक विक्रय क्रय संव्यवहार, यदि स्टाक के वास्तविक परिवान 
के साथ किया गया है, एक थोक विक्रेता और दूसरे के बीच खाने योग्य तेल और तिलहन 
की बाबत अनुज्ञात किया जाएगा । " 

[ फा० सं० 24 ( 3 )/ 87 -~-f०सी०आर०और०ई० 

बी०एम० वोहरा, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल आदेश का० आ० सं० 780 ( अ ) , तारीख 21- 11-1977 द्वारा आघसापत 

किया गया था और तत्पश्चात् उसका निम्नलिखित द्वारा, संशोधन किया गया है : 
का , आ . सं . 64( अ ) , तारीख 4- 2- 78 
का . आ . सं . 400 ( अ ) , तारीख 26- 6- 78 
का . आ . सं . 536 ( अ ) , तारीख 20 -979 
का . आ . सं . 10 ( अ ) , तारीख 7- 1-82 
का . आ . सं . 740 ( अ ), तारीख 17-10-83 
का . आ . सं . 465 ( अ ) तारीख 14- 6-85 
का . आ . सं . 696 ( अ ) , तारीख 30- 9- 86 
का . आ . सं . 691 ( अ ) , तारीख 13- 7- 87 
का . आ . सं . 833 ( अ ) तारीख 18- 9-87 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

( Department of Civil Supplies) । 
New Delhi, the 12th November, 1987 

ORDER 
s. o . 983( E ). - - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Esser, 
tial Commodities Act , 1955 (10 of 1955 ) the Central Government hereby mak 


IT II 


* 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपा : प्रसाधारण 


the following amendments in the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils 
(Storage Control) Order, 1977, namely : 
1. (1 ) This Order may be called the Pulses, Edible Oilseeds and Edible 

Oils (Storage Control) Third Amendment Order, 1987. 
(2 ) It shall come into force on the Twenty -third day of November, 1987. 

2 . In the Pulses , Edible Oilseeds and Edible Oils Storage Control) Order, 
1977 , to sub - paragraph ( 1) of Paragraph 4 , after the second proviso , the 
following provisos shall be inserted , namely me 

" Provided that no wholesale dealer shall hold any stock of edible oilseeds 

including groundnut in shell and edible oils including hydrogenated 
vegetable oils for a period exceeding fifteen days from the date of 
physical receipt by him of such stock of cdible oilseeds and edible 

oils : 
Provided further that only onc sale purchase transaction , if accompanied 

by physical delivery of stocks , shall be permitted in respect of edible 
oils and oilseeds between one wholesaler and another ." 

[ File No. 24 (3) |87 -ECR & B ) 

B . M . VOHRA , Jt. Secy , 
Note :-- The principal Order was notified vide s.o . No . 780 (E ) dated 

21- 11 - 1977 and subsequently amended vide : 
S. O . No. 64 (E ) dated 4-2- 1978 
S . O . No. 400 ( E ) dated 26 -6 - 1978 
S . O . No. 536 (E ) dated 29 -9 - 1979 
S . O . No. 10 (E ) dated 7 - 1- 1982 
S . O . No. 740 (E ) dated 17- 10 - 1983 
S . O . No. 465 (E ) dated 14 -6 - 1985 
S . O . No. 696 ( E ) dated 30 - 9- 1986 
S. O . No. 691(E ) dated 13 -7-1987 
S . O . No. 833( E ) dated 18 -9 - 1987 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI-110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 . 1987 


